" 


" 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


2 चैत्र , 1938 ( श० ) 


संख्या- 182 


राँची, बुधवार , 


22 मार्च, 2017 (ई०) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 


अधिसूचना 
22 मार्च, 2017 


संख्या-1/पी० -105/ 2016 का .- 3845 -- सचिव, राजस्व पर्षद , झारखण्ड के पद पर पदस्थापित श्री दिलीप 
कुमार झा , भा .प्र. से. ( झाः2004) ( अतिरिक्त प्रभार - परीक्षा नियंत्रक, झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 
पर्षद् ) को दिनांक 1 जनवरी, 2017 के प्रभाव से भा .प्र. से . के चयन ग्रेड (विशेष सचिव कोटि ) में प्रोन्नति प्रदान 
की जाती है । 

श्री झा प्रोन्नति के फलस्वरूप अगले आदेश तक वर्तमान पद पर बने रहेंगे | 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अरूण कुमार सिन्हा, 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 182-- 50 


